निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 578) 


20 आश्विन 1933 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 12 अक्तूबर 2011 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

27 सितम्बर 2011 
सं0 3 – सं. / वि.2 - 10 / 09 ( खंड - 1) 44 — कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ( संग्रहालय निदेशालय ) 
द्वारा बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड़ पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय का नामकरण 
मानव सभ्यता संग्रहालय, पटना ( Human Civilization Museum, Patna) किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सी . ललसोता, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 578-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


